666 


HARYANA GOVT. GAZ., NOV. 6, 2001 (KRTK. 15, 1923 SAKA) 


(PART - I 


न्याय प्रशासन विभाग 


दिनांक 24 अक्तूबर, 2001 
संख्या 4/ 234/ 90-2 जे0 जे0 (I).-- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( 1974 का 2), की धारा 24 की उपधारा (6) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, श्री नीरज कुश, जिला 
न्यायवादी, कार्यालय निदेशक , अभियोजन, हरियाणा, पंचकुला को सम्पूर्ण हरियाणा राज्य के लिए उक्त उपधारा के प्रयोजन के लिए लोक 
अभियोजक के रूप में नियुक्त करते हैं । 

बी 0 डी 0 ढालिया , 


वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, 

न्याय प्रशासन विभाग । 


ADMINISTRATION OF JUSTICE DEPARTMENT 


The 24th October, 2001 


No. 4/ 234 /90-2JJ (I).----In exercise of the powers conferred by Sub -section ( 6 ) of Section 24 of the Code of 
Criminal Procedure , 1973 (2 of 1974 ), and all other powers enabling him in this behalf , the Governor of Haryana hereby 
appoints Shri Neeraj Kush , District Attorney, Office of Director of Prosecution, Haryana, Panchkula, to be Public 
Prosecutor for the purpose of the said Sub - section for the whole of the State ofHaryana. 


B.D.DHALIA, 
Financial Commissioner and Secretary to Government 

Haryana , Administration of Justice Department. 


न्याय प्रशासन विभाग 


दिनांक 24 अक्तूबर, 2001 
संख्या 4/ 234/90-2 जे0 जे0 (I).- सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5). की धारा 2 के खण्ड (7) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, श्री नीरज कुश, जिला 
न्यायवादी, कार्यालय निदेशक , अभियोजन हरियाणा,पंचकुला को प्रथम अनुसूची के आदेश XXVII के नियम 4 तथा आदेश XXXIII के नियम 6 
में विनिर्दिष्ट कृत्यों के सिवाय सरकारी प्लीडर पर उक्त संहिता द्वारा स्पष्ट रूप से अधिरोपित सभी कृत्यों का पालन करने के लि सम्पूर्ण 
हरियाणा राज्य के लिए सरकारी प्लीडर के रूप में नियुक्त करते हैं । 

बी 0 डी 0 ढालिया , 
वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, 

न्याय प्रशासन विभाग । 


ADMINISTRATION OF JUSTICE DEPARTMENT 


The 24th October, 2001 


No. 4 /234 /90-2JJ (I).- In exercise of the powers confered by Clause (7) of Section 2 of the Code of Civil 
Procedure, 1908 (5 of 1908 ), and ail other powers enabling him in this behalf, the Govermor of Haryana hereby appoints 
Shri Neeraj Kush , District Attorney, Office of Director of Prosecution , Haryana , Panchkula, to be Government Pleader for 
the whole of the State of Haryana to perform all the functions expressly imposed by the said code on the Government 
Pleader except the functions specified in Rule 4 of Order XXVII and Rule 6 of Order XXXIII of the First Schedule . 


B.D.DHALIA. 


Financial Commissioner and Secretary to Government 

Haryana , Administration of Justice Department. 


